O 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 649 


4 भाद्र, 1938 ( श० ) 
राँची, शुक्रवार , 

26 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 

----------- 

अधिसूचना 

26 अगस्त , 2016 
संख्या- 01 /नि स्था०-002/ 2013- 4735/ रा०-- श्री अशोक कुमार सिन्हा, जिला अवर 
निबंधक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को स्व० दीपक कुजूर , अस्थायी लिपिक , जिला अवर 
निबंधन कार्यालय, जमशेदपुर के पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई 
करने एवं अन्य बकाया राशि के भुगतान में टाल- मटोल करने , मुख्यालय को भ्रमित 
करने का प्रयास करने, लापरवाही , कर्तव्यहीनता एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना के 
आरोपों के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2016 के नियम 9(1)( क ) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 26 अगस्त , 2016 
2. निलंबन अवधि में श्री सिन्हा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 96 के 
तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 
3. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय , हजारीबाग 
( उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग) निर्धारित किया जाता है । 
4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने हेतु आदेश अलग से निर्गत 
किया जा रहा है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अवध नारायण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 649 - 50 | 


